निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 40 


20 कार्तिक 1942 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

11 नवम्बर 2020 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


भाग -1 


और 2 , 


भाग - 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 

2-12 
भाग - 1 - क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश । 
भाग - 1 - ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए 0 , आई ० एससी 0 , 

बी० ए ० , बी 0 एससी 0 , एम ० ए ० , 
एम ० एससी ० , लॉ 

2 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीप0 
इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा - फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 

आदि। 
भाग - 1 - ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग - 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले 

गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम आदि। 


भाग - 5 - बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ 

अनुमति मिल चुकी है । 
भाग - 8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। 


, 


भाग - 9 -विज्ञापन 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम , भारत गजट और राज्य गजटों के 
उद्धरण । 


भाग - 9 - क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 

13-13 


भाग - 4 -बिहार अधिनियम 


पूरक 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट, 11 नवम्बर 2020 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

13 अक्तूबर 2020 
सं 0 7 / शक्ति प्र0-13-01 / 2020 सा 0 प्र 0 9645 -- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2 , 1974 ) की सुसंगत धाराओं 
के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लेखित कार्मिक को 
उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त 
कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( ऐक्ट 2 , 1974 ) की संगत धारा के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करेंगे । 

सूची 


कार्मिक का नाम एवं पद नाम 


द ० प्र ० सं ० 


तिथि / अवधि 


प्रयोजन 


क्र ० 
स ० 


जिला का 
नाम 


1973 की 
धारा , जिसके 
तहत शक्ति 
प्रदान की 


दण्डाधिकारी 

(विशेष 
कार्यपालक / 
कार्यपालक ) 


गयी है 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


गया 


जिला पदधिकारी, गया के 
पत्रांक- 7650 दिनांक 25.09 . 

2020 में अंकित कार्मिक । 


विधि 
व्यवस्था 


द ० प्र ० सं ० 
1973 ( Act 2 

of 1974 ) 
की धारा -21 

द ० प्र ० सं ० 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


2 


विधान सभा 


रोहतास 


विधान सभा 
निर्वाचन, 


1973 की 


चुनाव अवधि 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


धारा -21 


तक के लिए 


2020 


जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिला पदाधिकारी, रोहतास के 
पत्रांक -04 दिनांक 24.09.2020 
के साथ संलग्न सूची में अंकित 

कार्मिक । 
जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिला पदाधिकारी , जहानाबाद के 
पत्रांक -1825 दिनांक 30.09 . 
2020 के साथ संलग्न सूची में 

अंकित कार्मिक । 


3 


द ० प्र ० सं ० 
1973 की 
धारा -20 


जहानाबाद 


विधान सभा 
निर्वाचन, 
2020 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
शालिग्राम पाण्डेय, अवर सचिव ( प्र ० ) । 


14 अक्तूबर 2020 
सं 0 7 / शक्ति प्र0-13-01 / 2020 सा 0 प्र 0 9687—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2 , 1974 ) की सुसंगत धाराओं 
के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लेखित कार्मिक को 
उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त 
कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2 , 1974 ) की संगत धारा के अंतर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करेंगे । 


बिहार गजट , 11 नवम्बर 2020 


3 


सूची 


कार्मिक का नाम एवं पद नाम 


द ० प्र ० सं ० 


तिथि / अवधि 


प्रयोजन 


जिला का 


क्र ० 
स ० 


नाम 


1973 की 
धारा, जिसके 
तहत शक्ति 
प्रदान की 


दण्डाधिकारी 

(विशेष 
कार्यपालक / 
कार्यपालक ) 


गयी है 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


द ० प्र ० सं ० 


अररिया 


विधि 
व्यवस्था 


1973 की 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


धारा -21 


जिला दण्डाधिकारी, अररिया के 

ज्ञापांक -3448 दिनांक 
05.10.2020 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 

जिला निर्वाचन 
पदधिकारी - सह- जिलाधिकारी, 

समस्तीपुर के पत्रांक -93 
दिनांक 03.10.2020 के साथ 
संलग्न सूची में अंकित कार्मिक । 


दिनांक 
07.10.2020 से 
09.10.2020 के 

पूर्वाह्न तक 
विधान सभा चुनाव 
प्रक्रिया की अवधि 
समाप्ति तक 


2 


समस्तीपुर 


द ० प्र ० सं ० 
1973 की 
धारा -21 


विधान सभा 
निर्वाचन, 
2020 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शालिग्राम पाण्डेय, अवर सचिव ( प्र ० ) । 


21 अक्तूबर 2020 
सं 0 7 / शक्ति प्र0-13-01 / 2020 सा 0 प्र0-10124 -- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2 , 1974 ) की सुसंगत 
धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लेखित 
कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि 
उक्त कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2 , 1974 ) की संगत धारा के अंतर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करेंगे । 

सूची 
क्र ० कार्मिक का नाम एवं पद नाम द ० प्र ० सं ० तिथि / अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी 
स ० 

(विशेष नाम 
धारा, जिसके 

कार्यपालक / 
तहत शक्ति 

कार्यपालक) 
प्रदान की 
गयी है 


जिला का 


1973 की 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


द ० प्र ० सं ० 


विधान सभा 


रोहतास 


1973 की 


चुनाव अवधि 


बिहार विधान 

सभा आम 
निर्वाचन, 2020 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


धारा -21 


जिला निर्वाचन 
पदधिकारी - सह -जिला 
पदाधिकारी, रोहतास के 

पत्रांक -180 दिनांक 
18.10.2020 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित विधान सभा 
वार विवरणी के कार्मिक । 

जिला निर्वाचन 
पदधिकारी - सह- जिला 
पदाधिकारी, रोहतास के 

पत्रांक -163 दिनांक 
17.10.2020 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित विधान सभा 
वार विवरणी के कार्मिक । 


2 


विधान सभा 


रोहतास 


द ० प्र ० सं ० 
1973 की 
धारा -21 


चुनाव अवधि 


बिहार विधान 

सभा आम 
निर्वाचन , 2020 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


4 


बिहार गजट, 11 नवम्बर 2020 


3 


द ० प्र ० सं ० 
1973 की 


दिनांक 
28.10.2020 


भागलपुर 


बिहार विधान 

सभा आम 
निर्वाचन, 2020 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


धारा -21 


4 


द ० प्र ० सं ० 


विधान सभा 


1973 की 


चुनाव अवधि 


बिहार विधान 

सभा आम 
निर्वाचन, 2020 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


मगध 
प्रमंडल, 
गया 


धारा -21 


तक के लिए 


5 


द ० प्र ० सं ० 


दिनांक 
22.10.2020 


कोशी स्नातक 
निर्वाचन, 2020 


भागलपुर 


1973 की 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


धारा -21 


6 


द ० प्र ० सं ० 


जहानाबाद 


विधान सभा 
निर्वाचन, 


1973 की 


जिला निर्वाचन 
पदधिकारी - सह- जिलाधिकारी, 

भागलपुर के पत्रांक- 106 
दिनांक 15.10.2020 के साथ 
संलग्न सूची में अंकित कार्मिक । 

आयुक्त के सचिव , मगध 
प्रमंडल, गया के पत्रांक -1092 
दिनांक 17.10.2020 के साथ 
संलग्न सूची में अंकित कार्मिक । 

जिला निर्वाचन 
पदधिकारी - सह- जिलाधिकारी, 

भागलपुर के पत्रांक- 108 
दिनांक 15.10.2020 के साथ 
संलग्न सूची में अंकित कार्मिक । 

जिला निर्वाचन 
पदधिकारी - सह- जिला 
पदाधिकारी, जहानाबाद के 

पत्रांक -939 दिनांक 
17.10.2020 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 

जिला निर्वाचन 
पदधिकारी - सह- जिला 
पदाधिकारी, बक्सर के 

पत्रांक -118 दिनांक 
16.10.2020 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित विधान सभा 
वार विवरणी के कार्मिक । 

जिला निर्वाचन 
पदधिकारी - सह- जिला 
पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, 
बेतिया के पत्रांक -454 दिनांक 
10.10.2020 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 


बिहार विधान 

सभा आम 
निर्वाचन , 2020 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


धारा -21 


2020 


7 


द ० प्र ० सं ० 


दिनांक 


बक्सर 


1973 की 


28.10.2020 


बिहार विधान 

सभा आम 
निर्वाचन, 2020 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


धारा -21 


8 


द ० प्र ० सं ० 


1973 की 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


पश्चिम 
चम्पारण , 
बेतिया 


धारा -21 


दिनांक 
03.11.2020 
को विधान 
सभा वार एवं 
07.11.2020 
को विधान 
सभा वार 

दिनांक 
22.10.2020 


बिहार विधान 

सभा आम 
निर्वाचन, 2020 
एवं लोक सभा 
उप निर्वाचन, 

2020 


9 


द ० प्र ० सं ० 


सिवान 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


1973 की 


धारा -20 


10 


द ० प्र ० सं ० 


दिनांक 
22.10.2020 


सिवान 


बिहार विधान 
परिषद् के 03 
सारण शिक्षक 
निर्वाचन क्षेत्र के 

द्विवार्षिक 
निवार्चन- 2020 
बिहार विधान 
परिषद् के 03 
सारण शिक्षक 
निर्वाचन क्षेत्र के 

द्विवार्षिक 
निवार्चन- 2020 
बिहार विधान 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


1973 की 


जिला निर्वाचन 
पदधिकारी - सह- जिला 
पदाधिकारी, सिवान के 

पत्रांक -177 दिनांक 
16.10.2020 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 

जिला निर्वाचन 
पदधिकारी - सह- जिला 
पदाधिकारी, सिवान के 

पत्रांक -178 दिनांक 
16.10.2020 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला 

निर्वाचन 
पदधिकारी - सह- जिला 
पदाधिकारी, अरवल के 

पत्रांक -92 दिनांक 
15.10.2020 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 


धारा -20 


11 


अरवल 


द ० प्र ० सं ० 
1973 की 


विधान सभा 
आम निर्वाचन, 

2020 


सभा आम 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


धारा -21 


निर्वाचन, 2020 


बिहार गजट , 11 नवम्बर 2020 


5 


12 


द ० प्र ० सं ० 


कोशी स्नातक 

कोशी स्नातक 
निर्वाचन, निर्वाचन, 2020 


पूर्णियाँ 


1973 की 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


धारा -21 


2020 


जिला निर्वाचन 
पदधिकारी - सह -जिला 
पदाधिकारी, पूर्णियाँ के 

पत्रांक -1226 दिनांक 
15.10.2020 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला 

निर्वाचन 
पदधिकारी - सह- जिला 
दण्डाधिकारी, कैमूर ( भभुआ) के 

पत्रांक -164 दिनांक 
18.10.2020 के साथ संलग्न 

सूची में अंकित कार्मिक । 


13 


द ० प्र ० सं ० 


दिनांक 
28.10.2020 


बिहार विधान 

सभा आम 
निर्वाचन, 2020 


1973 की 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


कैमूर 
(भभुआ ) 


धारा -21 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
गुफरान अहमद, उप - सचिव । 


27 अक्तूबर 2020 
सं 0 7 / शक्ति प्र0-13-01 / 2020 सा 0 प्र 0 10276 - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( ऐक्ट 2 , 1974 ) की सुसंगत धाराओं 
के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लेखित कार्मिक को 
उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त 
कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( ऐक्ट 2 , 1974 ) की संगत धारा के अंतर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करेंगे । 

सूची 
कार्मिक का नाम एवं पद नाम द ० प्र ० सं ० तिथि / अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी 

जिला का 
(विशेष 
कार्यपालक 


क्र ० 
स ० 


नाम 


1973 की 
धारा, जिसके 
तहत शक्ति 
प्रदान की 
गयी है 


कार्यपालक) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


चुनाव अवधि 


पटना 


द ० प्र ० सं ० 
1973 की 
धारा -21 


के लिए 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


बिहार विधान 
सभा आम 
निर्वाचन, 

2020 
कोशी स्नातक 
निर्वाचन, 
2020 


2 


लखीसराय 


द ० प्र ० सं ० 
1973 की 
धारा -21 


दिनांक 
22.10.2020 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


3 


द ० प्र ० सं ० 


दिनांक 


सिवान 


जिला निर्वाचन पदाधिकारी - सह 
जिलाधिकारी, पटना के पत्रांक 
441 दिनांक 26.10.2020 के साथ 
संलग्न सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला निर्वाचन पदाधिकारी , 
लखीसराय के पत्रांक -1295 
दिनांक 20.10.2020 के साथ 
संलग्न सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला निर्वाचन पदाधिकारी - सह 

जिला पदाधिकारी, सिवान के 
पत्रांक -202 दिनांक 23.10.2020 
के साथ संलग्न सूची में अंकित 

कार्मिक । 
जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के 
पत्रांक -129 दिनांक 26.10.2020 
के साथ संलग्न सूची में अंकित 

कार्मिक । 


1973 की 


03.11.2020 


बिहार विधान 
सभा आम 
निर्वाचन, 
2020 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


धारा -21 


4 


चुनाव अवधि 


औरंगाबाद 


द ० प्र ० सं ० 
1973 की 
धारा -21 


के लिए 


बिहार विधान 
सभा आम 
निर्वाचन, 
2020 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


6 


बिहार गजट, 11 नवम्बर 2020 


5 


चुनाव अवधि 


औरंगाबाद 


द ० प्र ० सं ० 
1973 की 
धारा -21 


के लिए 


बिहार विधान 
सभा आम 
निर्वाचन, 
2020 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


6 


चुनाव अवधि 


औरंगाबाद 


द ० प्र ० सं ० 
1973 की 
धारा -21 


के लिए 


बिहार विधान 
सभा आम 
निर्वाचन, 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


2020 


7 


द 0 प्र 0 सं 0 


चुनाव अवधि 


रोहतास 


जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के 
पत्रांक -128 दिनांक 26.10.2020 
के साथ संलग्न सूची में अंकित 

कार्मिक । 
जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के 
पत्रांक -127 दिनांक 26.10.2020 
के साथ संलग्न सूची में अंकित 
कार्मिक । 
जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिला पदाधिकारी, रोहतास के 
पत्रांक -258 दिनांक 23.10.2020 
के साथ संलग्न सूची में अंकित 
कार्मिक । 
जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिला पदाधिकारी, सिवान के 
पत्रांक -201 दिनांक 23.10.2020 
के साथ संलग्न सूची में अंकित 
कार्मिक । 
जिला दण्डाधिकारी , सहरसा के 
पत्रांक - 75-1 दिनांक 20.10 . 
2020 के साथ संलग्न सूची में 
अंकित कार्मिक । 


1973 की 


के लिए 


बिहार विधान 
सभा आम 
निर्वाचन, 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


धारा -21 


2020 


8 


दिनांक 


सिवान 


द ० प्र ० सं ० 
1973 की 
धारा -20 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


03.11.2020 


बिहार विधान 
सभा आम 
निर्वाचन, 
2020 


9 


द ० प्र ० सं ० 


दिनांक 


सहरसा 


1973 की 


22.10.2020 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


धारा -21 


बिहार विधान 
परिषद् कोशी 

स्नातक 
निर्वाचन, 

2020 
बिहार विधान 
परिषद् का 
द्विवार्षिक 
निर्वाचन, 
2020 


10 


दिनांक 
22.10.2020 


जिला पदधिकारी शेखपुरा - सह 
सहायक 

निर्वाची पदाधिकारी, 
कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 
पत्रांक -1953 

दिनांक 
20.10.2020 के साथ संलग्न सूची 
में अंकित कार्मिक । 


द ० प्र ० सं ० 
1973 की 
धारा -20 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


शेखपुरा 


11 


द ० प्र ० सं ० 


चुनाव अवधि 


सारण, 
छपरा 


1973 की 


जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिलाधिकारी, सारण, छपरा के 
पत्रांक -73 दिनांक 20.10.2020 
के साथ संलग्न सूची में अंकित 
कार्मिक । 


द्विवार्षिक 
निर्वाचन 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


बिहार विधान 
परिषद् के 03 
सारण शिक्षक 
निर्वाचन, 
2020 


धारा -21 


12 


नवादा 


जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिला पदाधिकारी, नवादा के 
पत्रांक -123 दिनांक 19.10.2020 
के साथ संलग्न सूची में अंकित 
कार्मिक । 


द ० प्र ० सं ० 
1973 की 
धारा -21 


दिनांक 
21.10.2020 
से 28.10.2020 
पूर्वाह्न तक 


बिहार विधान 
सभा आम 
निर्वाचन, 
2020 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


, 


13 


चुनाव अवधि 


बांका 


द ० प्र ० सं ० 
1973 की 
धारा -20 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


के लिए 


सहायक निर्वाची पदाधिकारी, 
कोशी स्नातक निर्वाचन 
क्षेत्र - सह - जिला पदधिकारी बांका 
के पत्रांक 373 दिनांक 
19.10.2020 के साथ संलग्न सूची 
में अंकित कार्मिक । 


बिहार विधान 

परिषद् के 
कोशी स्नातक 
निर्वाचन 


2020 


बिहार गजट , 11 नवम्बर 2020 


7 


14 


जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिला पदाधिकारी, पश्चिम 
चम्पारण, बेतिया के पत्रांक -455 
दिनांक 10.10.2020 के साथ 
संलग्न सूची में अंकित कार्मिक । 


द ० प्र ० सं ० 
1973 की 
धारा -21 


बिहार विधान 
सभा आम 
निर्वाचन, 
2020 एवं 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


पश्चिम 
चम्पारण, 
बेतिया 


दिनांक 
03.11.2020 व 
07.11.2020 को 
विधान सभा 

वार एवं 
वाल्मीकिनगर 
लोक सभा उप 
निर्वाचन -2020 

दिनांक 


लोक सभा 


उप निर्वाचन, 

2020 


07.11.2020 


बिहार राज्यपाल के आदेश से 
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव । 


2 नवम्बर 2020 


सं 0 7 / शक्ति प्र0-13-01 / 2020 सा 0 प्र 0 10421 -दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2 , 1974 ) की सुसंगत धाराओं 
के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लेखित कार्मिक को 
उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त 
कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( ऐक्ट 2 , 1974 ) की संगत धारा के अंतर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करेंगे । 

सूची 
कार्मिक का नाम एवं पद द 0 प्र 0 सं 0 1973 तिथि / अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी जिला का 
नाम 

(विशेष 
जिसके तहत 

कार्यपालक / 
शक्ति प्रदान 

कार्यपालक ) 
की गयी है 


क्र ० 
स ० 


की धारा, 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


बिहार विधान 
सभा आम 
निर्वाचन, 
2020 एवं 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


जिला 

निर्वाचन | द 0 प्र 0 सं 0 1973 
पदधिकारी - सह जिला की धारा -21 
पदाधिकारी, पश्चिम 
चम्पारण, बेतिया के 
पत्रांक -473 दिनांक 
22.10.2020 के 

साथ 
संलग्न सूची में अंकित 
कार्मिक । 


पश्चिम 
चम्पारण, 
बेतिया 


लोक सभा 


दिनांक 
03.11.2020 व 
07.11.2020 को 
विधान सभा वार 
एवं वाल्मीकिनगर 
लोक सभा उप 
निर्वाचन -2020 
दिनांक 07.11 . 

2020 
दिनांक 
07.11.2020 


उप निर्वाचन 


2020 


2 


सहरसा 


जिला 

दण्डाधिकारी , | द 0 प्र 0 सं 0 1973 
सहरसा के पत्रांक -161 

की धारा -21 
दिनांक 25.10.2020 

के 
साथ संलग्न सूची में 
अंकित कार्मिक । 


बिहार विधान 
सभा निर्वाचन, 

2020 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


3 


दिनांक 
03.11.2020 


भागलपुर 


जिला 

निर्वाचन | द ० प्र ० सं ० 1973 
पदाधिकारी - सह 

की धारा -21 
जिलाधिकारी, भागलपुर के 
पत्रांक -161 दिनांक 
26.10.2020 

के साथ 
संलग्न सूची में अंकित 
कार्मिक । 


बिहार विधान 

सभा 
निर्वाचन, 
2020 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


8 


बिहार गजट, 11 नवम्बर 2020 


4 


चुनाव प्रक्रिया की 


समस्तीपुर 


समाप्ति तक 


बिहार विधान 
सभा आम 
निर्वाचन, 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


जिला 

निर्वाचन द प्र ० सं ० 1973 
पदधिकारी - सह 

जिला 

की धारा -21 
दण्डाधिकारी, समस्तीपुर के 
पत्रांक -88 

दिनांक 
26.10.2020 

साथ 
संलग्न सूची में अंकित 
कार्मिक । 


2020 


बिहार राज्यपाल के आदेश से 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


2 नवम्बर 2020 
संख्या -7 / शक्ति प्र0-13-01 / 2020 सा 0 प्र 0 10459 - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( ऐक्ट 2 , 1974) की सुसंगत 
धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लेखित 
कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि 
उक्त कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2 , 1974 ) की संगत धारा के अंतर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करेंगे । 

सूची 
कार्मिक का नाम एवं पद नाम द ० प्र ० सं ० तिथि / अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी जिला का 
स ० 1973 की 

(विशेष 

नाम 
धारा, जिसके 

कार्यपालक / 
तहत शक्ति 

कार्यपालक) 
प्रदान की 
गयी है 


क्र ० 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


द ० प्र ० सं ० 


दिनांक 


बिहार विधान 
सभा आम 


सारण, 
छपरा 


1973 की 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


03.11.2020 


धारा -21 


निर्वाचन, 


2020 


2 


चुनाव अवधि 


मधेपुरा 


द ० प्र ० सं ० 
1973 की 
धारा -21 


के लिए 


बिहार विधान 
सभा आम 
निर्वाचन, 
2020 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


3 


खगडिया 


द ० प्र ० सं ० 
1973 की 
धारा -20 


मतदान के 

दिन 


बिहार विधान 
सभा आम 


जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिलाधिकारी, सारण, छपरा के 
पत्रांक -98 दिनांक 31.10.2020 
के साथ संलग्न सूची में अंकित 
कार्मिक । 
जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिलाधिकारी, मधेपुरा के 
पत्रांक -79 दिनांक 30.10.2020 
के साथ संलग्न सूची में अंकित 
कार्मिक । 
जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिलाधिकारी, खगडिया के 
पत्रांक 1279 दिनांक 
29.10.2020 के साथ संलग्न सूची 
में अंकित कार्मिक । 
जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, 
मोतिहारी के पत्रांक -49 कार्मिक 
दिनांक 25.10.2020 के साथ 
संलग्न सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिला पदाधिकारी, शिवहर के 
पत्रांक -84 दिनांक 27.10.2020 
के साथ संलग्न सूची में अंकित 
कार्मिक । 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


निर्वाचन, 


2020 


4 


द ० प्र ० सं ० 


चुनाव अवधि 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


1973 की 


के लिए 


बिहार विधान 
सभा आम 
निर्वाचन, 
2020 


पूर्वी 
चम्पारण, 
मोतिहारी 


धारा -20 


5 


चुनाव अवधि 


शिवहर 


द ० प्र ० सं ० 
1973 की 
धारा -20 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


के लिए 


. 


बिहार विधान 
सभा आम 
निर्वाचन, 
2020 


6 


चुनाव अवधि 


शिवहर 


जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिला पदाधिकारी, शिवहर के 
पत्रांक -83 दिनांक 26.10.2020 


द ० प्र ० सं ० 
1973 की 
धारा -20 


बिहार विधान 
सभा आम 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


के लिए 


निर्वाचन, 


बिहार गजट , 11 नवम्बर 2020 


9 


के साथ संलग्न सूची में अंकित 
कार्मिक । 


2020 


7 


द ० प्र ० सं ० 


बिहार विधान 
सभा आम 


दिनांक 
28.10.2020 

हेतु 


1973 की 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


कैमूर 
(भभुआ) 


धारा -21 


निर्वाचन, 


2020 


8 


चुनाव अवधि 


सीवान 


द ० प्र ० सं ० 
1973 की 
धारा -20 


बिहार विधान 
सभा आम 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


के लिए 


निर्वाचन, 


2020 


9 


द ० प्र ० सं ० 


चुनाव अवधि 


दरभंगा 


1973 की 


के लिए 


बिहार विधान 
सभा आम 
निर्वाचन, 
2020 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


धारा -21 


10 


द ० प्र ० सं ० 


बिहार विधान 
सभा आम 


सुपौल 


1973 की 


जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) 
के पत्रांक -241 

दिनांक 
25.10.2020 

के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिलाधिकारी, सीवान के पत्रांक 
103 दिनांक 24.10.2020 के 
साथ संलग्न सूची में अंकित 
कार्मिक । 
जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिला पदाधिकारी, दरभंगा के 
पत्रांक -280 

दिनांक 
23.10.2020 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिलाधिकारी, सुपौल के 
पत्रांक -160 

दिनांक 
23.10.2020 

के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिलाधिकारी, सारण, छपरा के 
पत्रांक -77 दिनांक 22.10.2020 
के साथ संलग्न सूची में अंकित 
कार्मिक । 
जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिला पदाधिकारी, बक्सर के 
पत्रांक -160 दिनांक 22.10 . 
2020 के साथ संलग्न सूची में 
अंकित कार्मिक । 
जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिलाधिकारी समस्तीपुर के 
पत्रांक -212 

दिनांक 
22.10.2020 के साथ संलग्न सूची 
में अंकित कार्मिक । 


दिनांक 
07.11.2020 

हेतु 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


धारा -21 


निर्वाचन, 


2020 


11 


द ० प्र ० सं ० 


चुनाव अवधि 


सारण, 
छपरा 


1973 की 


के लिए 


बिहार विधान 
सभा आम 
निर्वाचन, 
2020 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


धारा -21 


12 


चुनाव कार्य के 


बक्सर 


द ० प्र ० सं ० 
1973 की 
धारा -21 


कार्य के | बिहार विधान 
लिए सभा आम 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


निर्वाचन, 


2020 


13 


चुनाव प्रक्रिया 


बिहार विधान 


समस्तीपुर 


द ० प्र ० सं ० 
1973 की 
धारा -21 


की समाप्ति 


सभा आम 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


तक 


निर्वाचन , 


2020 


14 


द ० प्र ० सं ० 


किशनगंज 


बिहार विधान 
सभा आम 


1973 की 


जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिला पदाधिकारी, किशनगंज के 
पत्रांक -1883 

दिनांक 
20.10.2020 

के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 


दिनांक 
07.11.2020 

तक 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


धारा -21 


निर्वाचन, 


2020 


15 


चुनाव प्रक्रिया 


समस्तीपुर 


जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिलाधिकारी 

समस्तीपुर के 
पत्रांक -196 

दिनांक 
18.10.2020 के साथ संलग्न सूची 
में अंकित कार्मिक । 


द ० प्र ० सं ० 
1973 की 
धारा -21 


की समाप्ति 


बिहार विधान 
सभा आम 
निर्वाचन, 
2020 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


तक 


10 


बिहार गजट , 11 नवम्बर 2020 


16 


द ० प्र ० सं ० 


चुनाव अवधि 


नवादा 


बिहार विधान 
सभा आम 


1973 की 


के लिए 


जिला निर्वाचन पदधिकारी - सह 
जिला पदाधिकारी, नवादा के 
पत्रांक -122 

दिनांक 
16.10.2020 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


धारा -21 


निर्वाचन, 


2020 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शालिग्राम पाण्डेय, अवर सचिव ( प्र ० ) । 


जल संसाधन विभाग 


V 


अधिसूचना 

15 अक्तूबर 020 
सं 0 वाल्मी / पर्या0 एवं ज 0 नि0-05 / 2019-01-- National Action Plan on Climate Change के अन्तर्गत 
निर्धारित कुल आठ National Missions में से एक National Water Mission का कार्यान्वयन जल संसाधन, नदी 
विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके निम्नांकित पॉच लक्ष्य 
( Goal ) निर्धारित किये गये हैं : 
i Comprehensive water data base in public domain and assessment of the impact of 

climate change on water resource . 
ii Promotion of citizen and state actions for water conservation , augmentation and 

preservation.. 
iii Focused attention to vulnerable areas including over - exploited areas, 
iv Increasing water use efficiency by 20 % , and 

Promotion of basin level integrated water resources management. 
उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु National Water Mission ( NWM), जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 
सभी राज्यों को State Specific Action Plan ( SSAP ) for Water Sector तैयार करने का निदेश दिया गया है, 
जिसमें निम्नांकित तीन मूल कार्य समावेशित किये जाने हैं : 
( i ) राज्य में जल संसाधन के विकास एवं प्रबंधन का वर्तमान परिदृश्य एवं State Water Budget का 

सूत्रीकरण । 
( ii ) जल प्रक्षेत्र की कठिनाइयों के निराकरण हेतु संभावित निदान की खोज । 
( iii ) National Water Mission द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार करना । 

State Specific Action Plan ( SSAP) for Water Sector के सूत्रीकरण एवं इसे तैयार करने के कार्य के, 
प्रबोधन एवं अनुमोदन हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय SSAP संचालन समिति ( State Level 
SSAP Steering Committee ) का गठन निम्नवत् किया जाता है 

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना । 
2. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना । 

सदस्य 
3. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना । 
4. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सदस्य 

बिहार, पटना । 
5. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, योजना एवं विकास विभाग, 

सदस्य 
बिहार, पटना । 
6. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना 
7. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, कृषि विभाग, बिहार, 

सदस्य 
अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना 

सदस्य 
9. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना सदस्य 
10. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना सदस्य 
11. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना 

सदस्य 
12. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना 

सदस्य 
13. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना 
14. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना 

सदस्य 
15. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना 
16. महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर 

सदस्य 
17. अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना 

सदस्य 
18. मुख्य अभियंता, निचली गंगा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, पटना 

सदस्य 
19. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, पटना 

सदस्य 
20. निदेशक, भारत मौसम विभाग, 

सदस्य 


: 


अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


पटना 


सदस्य 


सदस्य 


पटना 


बिहार गजट , 11 नवम्बर 2020 


11 


सदस्य 
सदस्य 


2 . 


21. अध्यक्ष, बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना 
22. निदेशक (मुख्य अभियंता ), वाल्मी, पटना (SSAP हेतु नामित नोडल संस्थान) 
23. प्राध्यापक (पर्यावरण एवं जल निस्सरण ) पटना - सह - नोडल पदाधिकारी SSAP ( water ) सदस्य सचिव 
State Level SSAP Steering Committee के कार्य निम्नलिखित होंगे : 
(i) बिहार State Specific Action Plan ( SSAP ) on Water Sector के सूत्रीकरण एवं तैयारी पर नीतिगत 
सलाह एवं निर्देश देना । 
(ii) State Specific Action Plan ( SSAP ) के सूत्रीकरण के कार्यों का निरंतर प्रबोधन । 
(iii) State Specific Action Plan ( SSAP ) के स्टेटस रिपोर्ट , अंतरिम रिपोर्ट एवं अंतिम रिपोर्ट का अध्ययन , 

इसमें सुधार हेतु परामर्श देना एवं अनुमोदन करना । 
State Level SSAP Steering Committee की बैठक प्रत्येक त्रैमासिक आयोजित की जाएगी । 
यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी । 

आदेश से , 
अरूण कुमार द्विवेदी, संयुक्त सचिव ( अभियंत्रण) । 


3 . 
4 . 


V 


15 अक्तूबर 2020 
सं 0 वाल्मी / पर्या0 एवं ज 0 नि0-05 / 2019-02-- National Action Plan on Climate Change के 
अन्तर्गत निर्धारित कुल आठ National Missions में से एक National Water Mission का कार्यान्वयन जल 
संसाधन , नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके 
निम्नांकित पॉच लक्ष्य ( Goal ) निर्धारित किये गये हैं : 
i Comprehensive water data base in public domain and assessment of the impact of 

climate change on water resource . 
iiii Promotion of citizen and state actions for water conservation , augmentation and 

preservation. 
iii Focused attention to vulnerable areas including over -exploited areas, 
iv Increasing water use efficiency by 20 % , and 

Promotion of basin level integrated water resources management. 
उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु National Water Mission ( NWM), जल शक्ति मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा 
सभी राज्यों को State Specific Action Plan ( SSAP) for Water Sector तैयार करने का निदेश दिया गया है, 
जिसमें निम्नांकित तीन मूल कार्य समावेशित किये जाने हैं : 
(i ) राज्य में जल संसाधन के विकास एवं प्रबंधन का वर्तमान परिदृश्य एवं State Water Budget का 

सूत्रीकरण । 
( ii ) जल प्रक्षेत्र की कठिनाइयों के निराकरण हेतु संभावित निदान की खोज । 
( iii ) National Water Mission द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार करना । 

State Specific Action Plan ( SSAP ) for Water Sector के सूत्रीकरण एवं इसे तैयार करने के कार्य के 
प्रबोधन हेतु सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय SSAP प्रबोधन समिति ( State Level 
SSAP Monitoring Committee ) का गठन निम्नवत् किया जाता है : 
1. सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना । 

अध्यक्ष 
2. अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना 

सदस्य 
3. अभियंता प्रमुख, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना । 

सदस्य 
4. अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना । 
5. अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना । 
6. निदेशक (मुख्य अभियंता ), वाल्मी, पटना 

सदस्य 
7. मुख्य अभियंता, योजना आयोजन एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना । 
8. मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, जल संसाधन विभाग, पटना । 

सदस्य 
9. संयुक्त महाप्रबंधक ( अभि 0 - सिविल ) -सह - नोडल पदाधिकारी SSAP ( Water ) , 

सदस्य 
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जेपीएनआई एयरपोर्ट , पटना । 
10. अपर निदेशक , आपदा प्रबंधन स्वास्थ्य सेवाएँ एवं State Epidemiologist 

सदस्य 
-सह - नोडल पदाधिकारी SSAP ( Water) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना । 
11. विद्युत अधीक्षण अभियंता (प्रोजेक्ट )-सह - नोडल पदाधिकारी SSAP ( Water ) 

सदस्य 
बिहार स्टेट पावर, जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, विद्युत भवन , पटना 
12. निदेशक - सह - नोडल पदाधिकारी SSAP ( Water ), भूमि संरक्षण , कृषि विभाग, पटना 

सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


12 


बिहार गजट , 11 नवम्बर 2020 


, 


13. प्राध्यापक , पर्यावरण एवं जल निस्सरण, वाल्मी 

सदस्य सचिव 
सह - नोडल पदाधिकारी, SSAP ( water ), पटना 
14. संयुक्त निदेशक - सह - नोडल पदाधिकारी SSAP ( Water) , 

सदस्य 
योजना एवं विकास विभाग, पटना 
15. निदेशक - सह - नोडल पदाधिकारी SSAP ( Water ), पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, 

सदस्य 
पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पटना 
16. संयुक्त मत्स्य निदेशक - सह - नोडल पदाधिकारी SSAP ( Water ), मत्स्य निदेशालय, 

सदस्य 
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना 
17. उप निदेशक - सह - नोडल पदाधिकारी SSAP ( Water ), प्रबोधन निदेशालय, L.G.B.O , सदस्य 

केन्द्रीय जल आयोग, पटना 
18. सहायक जल भू -विज्ञानी - सह - नोडल पदाधिकारी SSAP ( Water ), 

सदस्य 
केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, पटना 
19. नोडल पदाधिकारी SSAP ( Water ), भारत मौसम विभाग , पटना 

सदस्य 
20. नोडल पदाधिकारी SSAP ( Water ), CFMS , NIH, Patna 

सदस्य 
21. वरीय हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षक - सह - नोडल पदाधिकारी SSAP ( Water ), 

सदस्य 
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पटना 
22. सहायक अभियंता ( कार्य)-सह - नोडल पदाधिकारी SSAP ( Water ) महाप्रबंधक कार्यालय 

सदस्य 
पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर 
23. कार्यकारी प्रबंधक - सह - औद्योगिक अर्थशास्त्री - सह - नोडल पदाधिकारी SSAP ( Water ), 

सदस्य 
तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, पटना 
24. कार्यपालक अभियंता - सह - नोडल पदाधिकारी SSAP ( Water ) , मुख्यालय अनुश्रवण, 

सदस्य 
लघु जल संसाधन विभाग, पटना 
25. राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी -सह - नोडल पदाधिकारी SSAP ( Water ), 

सदस्य 
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा विभाग, पटना 
26. कार्यपालक अभियंता - सह - नोडल पदाधिकारी SSAP ( Water ), 

सदस्य 
लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल, संख्या -09, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार 
एवं कार्यपालक अभियन्ता ( मोनिटरिंग -11 )-सह - नोडल पदाधिकारी SSAP ( Water ), 

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना 
27. विशेष कार्य पदाधिकारी - सह - नोडल पदाधिकारी SSAP ( Water ), सरदार पटेल भवन , 

सदस्य 
आपदा प्रबंधन विभाग, पटना 
28. उप सचिव - सह - नोडल पदाधिकारी SSAP ( Water ) परिवहन विभाग, बिहार, पटना । 

सदस्य 
-सह - उप निदेशक अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय, परिवहन विभाग, पटना । 
29. कार्यपालक अभियंता - सह - नोडल पदाधिकारी SSAP ( Water ), 

सदस्य 
नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना 
SSAP Monitoring Committee का कार्य निम्नवत् होगा 
( i ) State Specific Action Plan ( SSAP ) on Water Sector 414 ag Core Drafting 

Committee का गठन करना तथा राज्य नोडल पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश एवं सहयोग प्रदान करना । 
( ii ) SSAP प्रारूपण के प्रगति की नियमित समीक्षा करना । 
( iii ) SSAP के लिए गठित State Level Steering Committee को अद्यतन स्थिति एवं आवश्यक जानकारी 

से अवगत कराना । 
( iv ) SSAP के स्टेटस रिपोर्ट , अंतरिम रिपोर्ट एवं अंतिम रिपोर्ट का अध्ययन तथा इसमें उचित सुधार हेतु परामर्श 


, 


2 . 


देना । 


3 . 


यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी । 

आदेश से, 

अरूण कुमार द्विवेदी, संयुक्त सचिव ( अभियंत्रण) । 
अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 28-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0। 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


बिहार गजट, 11 नवम्बर 2020 


13 


भाग - 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि 


सूचना 


सं 0 1204 -- मैं , रंजना, सुपुत्री - सहदेव भगत, निवासी ग्रा ० - मरचा, पो ० - मरची, थाना - बाईपास, जिला - पटना, बिहार, 
शपथ पत्र सं ० 7479 , दिनांक 02.09.2020 के द्वारा घोषणा करती हूँ कि मुझे अब से सभी कार्यों हेतु रंजना भगत के नाम से 
जाना जाए । 

रंजना । 
No. 1204 -- I , RANJANA, D / o - Sahdev Bhagat, R / o - Marcha, P.O. - Marchi, P.S. - Bypass , 
Patna, Bihar, declare vide affidavit No.- 7479 dated 02.09.2020 that I shall be known as 
RANJANA BHAGAT for all purposes onwards. 

RANJANA . 


सं 0 1205 -- "मैं , अमित , सुपुत्र उमेश कुमार , अशोक नगर , रोड सं 0 8, रामलखन पथ, कंकड़बाग, पटना -800020 
शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मैं आज से अमित आनन्द के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊँगा । शपथ पत्र सं 0 4739 
दिनांक 12.06.2020 " | 

अमित । 


No. 1214 -- I , Maushami Bala , W/ o Sanjay Kumar Suman , R / o - H.No. - 215 , Kaushal 
Nagar , P.O. - G.P.O , Dist - Patna - 800001 Bihar , do hereby solemnly affirm and declare that I 
have changed my name as Maushami Bala from Maushami Suman . That I further declare that 
Maushami Bala and Maushami Suman is the same person / one person , vide affidavit No. 7623 
Dated -04.09.2020 . 

Maushami Bala . 


सं 0 1215 -- मैं केदार प्रसाद पिता -स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद कसेरा, ग्राम - बड़ा बाजार वार्ड नं 0 10 , थाना - मधुबनी, मेरा 
घरेलू पुकार नाम केदार कुमार है । इसलिए मैं अपना नाम केदार कुमार से केदार प्रसाद करवाना चाहता हूं । शपथ पत्र संख्या 
6403 , दिनांक 14.02.2020 | 

केदार प्रसाद । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट , 28-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0। 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


